निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 आषाढ़ 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 844 ) पटना , शुक्रवार , 19 जुलाई 2019 


सं0 ल०ज०सं० / बजट( अनुपूरक ) 45 / 16 - 5008 

लघु जल संसाधन विभाग 


संकल्प 

19 जुलाई 2019 
विषय: लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अंतर्गत सभी राजकीय नलकूपों की मरम्मति, संचालन एवं 

रख -रखाव को पंचायती राज व्यवस्था के तहत् पंचायतों को सौपनें से संबंधित निर्गत विभागीय 

संकल्प संख्या 992 दिनांक 04. 02 . 2019 की कंडिका को संशोधित करने के संबंध मे । 
राज्य के किसानों को सहजतापूर्वक सिंचाई की समुचित सुविधा उपलब्ध करोन के उद्देश्य से लघु जल 
संसाधन विभाग , बिहार के अन्तर्गत सभी राजकीय नलकूपों की मरम्मति , संचालन एवं रख - रखाव को पंचायती राज 
व्यवस्था के तहत् पंचायतों को सौपने से संबंधित विभागीय सं0 लज०सं० / बजट ( अनुपूरक )45 / 16 - 992 दिनांक 
04.02.2019 निर्गत किया गया है । (परिशिष्ट - 1 ) 

2. उक्त संकल्प की कंडिका - 3 में बिजली बिल के भुगतान की प्रक्रिया एवं शर्त विहित की गई है । 

3. उक्त संकल्प (परिशिष्ट -1) की कंडिका - 3 में "बिजली बिल का भुगतान पंचायत द्वारा किया जायेगा, 
क्योंकि अब बिजली बिल लगभग रूपये 2000 / -( दो हजार रूपये) प्रतिमाह रहने की संभावन है । किसी भी नलकूप का 
पुराना बिल विभाग द्वारा वहन किया जायेगा " को निम्न प्रकार संशोधित एवं प्रतिस्थापित किया जाता है । 

"बिजली बिल का भुगतान निर्धारित दर प्रति यूनिट के अनुसार पंचायत द्वारा किया जायेगा । बिजली का मीटर 
किराया , अन्य टैक्स , जी०एस०टी०, विलबं शुल्क एवं अन्य अधिभार का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा । पंचायत को 
नलकूप हस्तगत करने के पूर्व का बकाया बिजली बिल विभाग द्वारा वहन किया जायेगा । " 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 जुलाई 2019 
4. विभागीय संकल्प सं० लज०सं० / बजट (अनुपूरक ) 45 / 16 - 992 दिनांक 04. 02. 2019 की अन्य शर्ते एवं 
कंडिकायें पूर्ववत् प्रभावी रहेगी । 

आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इसक संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधरण की 
जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

(ह०) अस्पष्ट , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 844- 571 + 1000- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


